NA 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

संख्या - 439 राँची , सोमवार , 12 सितम्बर , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
4 अगस्त , 2022 


संख्या -1 / पी0-1022 / 2000 का ० - 4958-- विभागीय अधिसूचना संख्या - 3196 , दिनांक 23.05.2022 जिसके 
द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी , राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री सूरज कुमार , भा.प्र.से. ( झा : 2013 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान 
( लेवल- 12 ) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी गयी है कि वे अगले दो वर्षों में 
वे 
आयोजित होने वाले MCT Phase - 3 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे , के क्रम में उनके द्वारा पद 
धारित किये जाने की तिथि से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी , राँची 
के भा.प्र.से. के गैर संवर्गीय पद को कर्त्तव्य एवं दायित्व में भा.प्र.से. वेतन नियमावली -2007 के नियम -9 ( 1 ) 
( 2 ) ( 3 ) एवं भा.प्र.से. वेतन नियमावली 2016 के नियम -12 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) के अन्तर्गत कनीय प्रशासनिक ग्रेड में 
संवर्गीय पद ( अपर सचिव स्तर ) के समकक्ष घोषित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 439 - 50 


